रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सपमेयजगते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 31 , 2014 / पौष 10 , 1936 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014 /PAUSHA 10 , 1936 


सं . 704] 
No. 704 ] 


अध्यक्ष 


उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 2014 
सा . का .नि . 929( अ). केन्द्र सरकार , उपभोक्ता संरक्षण नियम , 1987 के नियम 3 के उप-नियम ( 1) के साथ पठित 
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन 
करती है, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: 

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री 
2. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री 

उपाध्यक्ष 
( क) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड ( ग) के अन्तर्गत सदस्य : 
3. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री , गुजरात सरकार , गांधी नगर 

सदस्य 
4. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार , मुम्बई 

सदस्य 
उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, बिहार सरकार , पटना 

सदस्य 
उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार , रायपुर 

सदस्य 
उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, हरियाणा सरकार , चंडीगढ़ 

सदस्य 
उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री , उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ 

सदस्य 
9. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद 

सदस्य 
10. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, केरल सरकार, तिरूवनन्तपुरम 

सदस्य 
11. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, असम सरकार, दिसपुर 

सदस्य 
12 उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री , मेघालय सरकार ,शिलांग 


सदस्य 


5194 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


सदस्य 


( ख ) नियम 3 के उप -नियम ( 1) के खंड ( ग क ) के अन्तर्गत सदस्य : 

13. संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली का प्रशासक 
( ग) नियम 3 के उप -नियम (1) के खंड (घ) के अन्तर्गत संसद सदस्य : 

14. 


नामांकन 
प्रतीक्षित है 
नामांकन 
प्रतीक्षित है 


15 . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( घ ) नियम 3 के उप -नियम ( 1 ) के खंड ( च ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के विभागों और उपभोक्ता हितों से सम्बन्धित 

स्वायत्तशासी संगठनों के प्रतिनिधि : 
16. अध्यक्ष , भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण , एफ . डी . ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 
17. महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , नई दिल्ली 
18. कृषि विपणन सलाहकार , विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय , ए ब्लॉक, सी . जी . ओ . काम्पलैक्स , 

एन . एच . IV , फरीदाबाद , हरियाणा 
19. अध्यक्ष , भारतीय गुणता परिषद, इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजिनियरिंग बिल्डिंग , दूसरा तल , 

2 -बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग , नई दिल्ली 
20. महानिदेशक, विदेश व्यापार, उद्योग भवन , नई दिल्ली 
( ड.) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड ( च क) के अन्तर्गत सदस्य : 
21. रजिस्ट्रार , राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग , नई दिल्ली अथवा पद के रिक्त होने की 

दशा में संयुक्त रजिस्ट्रार 
( च) नियम 3 के उप -नियम ( 1) के खंड ( छ) के अन्तर्गत उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि : 

22 . उपभोक्ता यूनिटी ट्रस्ट एंड सोसायटी ( कट्स ), जयपुर , राजस्थान 
23. कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ( सी .ए. आई.), चेन्नई, तमिलनाडु 
24. कंज्यूमर एजूकेशन एंड रिसर्च सेन्टर ( सी .ई. आर. सी.), अहमदाबाद, गुजरात 

25. चेयर ऑन कंज्यूमर लॉ एंड प्रैक्टिस , नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर , कर्नाटक - 
( छ) नियम 3 के उप -नियम (1) के खंड ( छ क ) के अन्तर्गत प्रतिनिधि : 

26. सुश्री पुष्पा गिरिमाजी , 170 , नेशनल मीडिया सेन्टर, नाथूपुरा , गुड़गांव 
27. प्रो . सुरेश मिश्रा, चेयर प्रोफेसर , सेन्टर फॉर कंज्यूमर स्टडीज़ , भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 

( आईआईपीए) 
28 . डॉ . अनन्त शर्मा, जयपुर 
29 . श्री वाई. जी . मुरलीधरन , बंगलौर 

30. श्री बिनोद आशीष , सवेरा , ई-3, मिलाप नगर, नई दिल्ली 
( ज) नियम 3 के उप -नियम ( 1) के खंड ( ब ) के अन्तर्गत सदस्य : 

31. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव , बिहार सरकार, पटना 
32. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई 
33. उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव, पंजाब सरकार , चण्डीगढ़ 

- 
( झ ) नियम 3 के उप -नियम ( 1 ) के खंड ( ट ) के अन्तर्गत सदस्य - सचिव : 
34 सचिव , उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , 

नई दिल्ली 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य - सचिव 


[ फा . सं. 2( 1)/ 2010 - सी . पी .यू. ] 
मनोज कुमार परिडा, संयुक्त सचिव 


[ HTT II - 005 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st December, 2014 
G .S .R . 929 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 of the Consumer 
Protection Act, 1986 (68 of 1986 ) read with sub -rule ( 1) of rule 3 of the Consumer Protection Rules, 1987 , the 
Central Government hereby constitutes the Central Consumer Protection Council, consisting of the following 
members , for a period of three years , with effect from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette , namely : 
1 . Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 

-Chairman 
2 . Minister of State , Consumer Affairs, Food and Public Distribution 

- Vice 

Chairman 
( A ) Members under clause ( c ) of sub -rule ( 1 ) of rule 3 : 
3 . Minister in -charge of Consumer Affairs , Government ofGujarat, Gandhinagar 

-Member 
4 . Minister in -charge of Consumer Affairs , Government ofMaharashtra , Mumbai 

-Member 
5 . Minister in - charge of Consumer Affairs, Government of Bihar, Patna 

-Member 
6 . Minister in -charge of Consumer Affairs, Government of Chhatishgarh , Raipur 

-Member 
7 . Minister in -charge of Consumer Affairs, Government of Haryana , Chandigarh 

-Member 
8 . Minister in -charge of Consumer Affairs, Government of Uttar Pradesh , Lucknow 

-Member 
9 . Minister in - charge of Consumer Affairs, Government of Andhra Pradesh , Hyderabad -Member 
10 .Minister in -charge of Consumer Affairs, Government of Kerala , Thiruvananthapuram -Member 
11 .Minister in -charge of Consumer Affairs , Government of Assam , Dispur 

-Member 
12. Minister in -charge of Consumer Affairs,Government of Meghalaya, Shilong 

-Member 


14 . 


( B ) Member under clause ( ca ) of sub- rule (1 ) of rule 3 : 
13 . Administrator of Union Territory of Dadra & Nagar Haveli 

-Member 
(C ) Members of Parliament under clause (d ) of sub - rule ( 1 ) of rule 3: 

-Nomination 

Awaited 
-Nomination 

Awaited 
(D ) Representatives of the Central Government Departments and Autonomous organizations 

concerned with consumer interests under clause (f) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 : 
16 . Chairman , Food Safety and Standards Authority of India , FDA Bhawan , 
Kotla Road , New Delhi 

-Member 
17 . Director General, Bureau of Indian Standards,Manak Bhawan , New Delhi 

-Member 
18 . Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection , A Block , 
CGO Complex, NH -IV , Faridabad , Haryana 

-Member 
19 . Chairman , Quality Council of India , Institution of Engineering Building , II Floor, 
2 , Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 

-Member 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1)] 


-Member 


-Member 


-Member 
-Member 


-Member 


20 . Director General, Foreign Trade , Udyog Bhawan , New Delhi 
( D ) Member under clause (fa ) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 : 
21. The Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission , New Delhi or 

Joint Registrar in case the post is vacant 
( E ) Representatives of Consumer Organizations under clause ( g ) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 : 
22. Consumer Unity Trust and Society (CUTS ), Jaipur, Rajasthan 
23 . Consumer Association of India (CAI), Chennai, Tamil Nadu 
24 . Consumer Education and Research Centre (CERC ), Ahmedabad , Gujarat 
25 . Chair on Consumer Law and Practice , National Law School of India University , 

Bangalore , Karnataka 
( F ) Representatives under clause ( ga ) of sub -rule (1 ) of rule 3 : 
26 . Ms. Pushpa Girimaji , 170 , NationalMedia Centre , Nathupura , Gurgaon 
27 . Prof. Suresh Mishra, Chair Professor, Centre for Consumer Studies , 

Indian Institute of Public Administration ( IIPA ) 
28 . Dr. Anant Sharma, Jaipur 
29. Shri Y . G . Murlidharan , Bangalore 
30 . Shri Binod Ashish , SAVERA, E -3 , Milap Nagar, New Delhi 


-Member 


-Member 


-Member 
-Member 
-Member 
-Member 


-Member 


(G ) Members under clause (j) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 : 
31. The Secretary in -charge of Consumer Affairs, Government of Bihar, Patna 
32 . The Secretary in - charge of Consumer Affairs, Government of Tamil Nadu , 

Chennai 
33 . The Secretary in -charge of Consumer Affairs , Government of Punjab , Chandigarh 


-Member 


-Member 


(H ) Member - Secretary under clause (k ) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 : 
34 . Secretary , Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs 

Food and Public Distribution , New Delhi 


Member -Secretary 


[ F . No. 2 ( 1 )/ 2010 -CPU ] 
MANOJ KUMAR PARIDA , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


